•PUR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 पौष , 1940 ( श० ) 
संख्या - 43 राँची, मंगलवार , 22 जनवरी , 2019 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
21 जनवरी , 2019 


संख्या-5/ आरोप -1-84/2014 का०-184 ( HRMS)-- बन्धन लौंग , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला 
राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त , चतरा 
के पत्रांक- 1438/जि०ग्रा०, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये: 


आरोप सं० -1. दिनांक 09 जुलाई, 2012 को माननीय सांसद सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण 
समिति की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में श्री जनार्दन पासवान, माननीय विधायक द्वारा प्रतापपुर प्रखण्ड में 
इंदिरा आवास योजना में अनियमितता का मामला उठाया गया था । उक्त मामले की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी , 
चतरा द्वारा किया गया । जाँच - प्रतिवेदन में बिना बी०पी०एल० नम्बर वाले लाभुकों को गलत ढंग से इंदिरा 
आवास आवंटित कर दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन को दिनाँक 18 अक्टूबर , 2012 को जिला स्तरीय निगरानी 
एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में पुनः रखा गया । प्रतिवेदन समीक्षोपरांत कार्यवाही की कंडिका-08 में 
श्री बन्धन लौंग, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टण्डवा के विरूद्ध प्रपत्र- क में आरोप- पत्र गठित करने 
का निदेश दिया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 22 जनवरी , 2019 


आरोप सं० - 2. दिनांक- 18 अक्टूबर , 2012 को जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में 
अनुमंडल पदाधिकारी , चतरा द्वारा समर्पित जाँच- प्रतिवेदन पत्रांक -228, दिनांक-15. 10. 2012 के समीक्षोपरांत 
पाया गया कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री लौंग द्वारा दर्जनों ऐसे लाभुकों को इंदिरा आवास 
योजना का लाभ दिया गया है, जो पूर्व में ही इंदिरा आवास का लाभ ले चुके थे। इस प्रकार सरकारी राशि का 
दोहरा लाभ प्राप्त कराया गया है । 


आरोप सं०-3. दिनांक 18 अक्टूबर , 2012 को जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में 
अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा द्वारा समर्पित जाँच- प्रतिवेदन पत्रांक-299 , दिनांक 15 अक्टूबर , 2012 के 
समीक्षोपरांत पाया गया कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री लौंग द्वारा जिन लाभुकों को इंदिरा 
आवास का लाभ दिया गया है उन्हें बी०पी०एल० की प्रतीक्षा सूची में स्कोरिंग के बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिखाया 
गया है । बीच -बीच से नाम का चयन किया गया है । 


उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक -1755, दिनांक 23 फरवरी , 2013 द्वारा श्री लौंग से स्पष्टीकरण की माँग की 
गयी । श्री लौंग के पत्रांक -455 , दिनांक 12 अप्रैल , 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 
विभागीय पत्रांक -5134, दिनांक 14 जून , 2013 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त , चतरा से श्री लौंग के 
स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु इनका मंतव्य अप्राप्त रहा । 

अतः मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०- 1199 , दिनांक 07 फरवरी , 2014 द्वारा श्री लौंग के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० , 
तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय संकल्प 
सं०- 3928 , दिनांक 29 अप्रैल , 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा , सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, 
विभागीय जाँच पदाधिकारी , झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह- संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -44 , दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । 


संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री लौंग के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना का लाभ गैर 
बी०पी०एल० धारी व्यक्तियों को देने, योजनाओं का निरीक्षण/ अनुश्रवण नहीं करने एवं इंदिरा आवास के लाभुकों 
के चयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 


श्री लौंग के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की 
समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम- 14( iv ) के तहत् दो वेतन वृद्धि 
असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 जनवरी , 2019 


Decision of the Competent authority 


Sr Employee Name 
No . 

G . P. F . No . 


1 


2 


श्री बन्धन लौंग, झा०प्र०से० को सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से 
BANDHAN LANG | झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 

2016 के नियम - 14(iv ) के तहत् दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से 
रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


20080400073 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 43 -- 50 


